रजिस्ट्री सं. डीएल--(एन) 04/0007/2003--24 


REGISTERED No. DL—{N) 04/0007/2003—24 


Witd & राज्जापत्र 


Che Gazette of Gndia 


सी.जी.-डी.एल.-सा.-28092024-257567 
CG-DL-W-28092024-257567 


Scans h/ WEEKLY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


a. 39] नई दिल्‍ली, शनिवार, सितम्बर 28-.-अक्तूबर 04, 2024 (आश्विन 6, 1946) 
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 28—OCTOBER 04, 2024 (ASVINA 6, 1946) 


इस भाग में भिन्‍न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। 
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation) 


विषय-सूची 


पृष्ठ सं. 


भाग 1--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के 
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा 
संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं, .............. 519 
भाग 1--खण्ड-2-(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के 
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, 
पदोन्‍नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में 
अधिसूचनाएं. ............................-----००-५-">०-_>« 983 
भाग 1--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों 
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में 
अधिसूचनाएं. ...........................०---००-५-०«_-_>_« 1 
भाग 1--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्‍नतियों, 
छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ..... 3387 


भाग तर--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.............. * 
भाग त--खण्ड-1क---अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों 

का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत US. * 
भाग पर--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर yar समितियों 

a (| * 


भाग ॥1--खण्ड-3--उप खण्ड (1)--भारत सरकार के मंत्रालयों 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक 
नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और 
उपविधियां आदि भी शामिल हैं). .................. * 

भाग त--खण्ड-3--उप खण्ड (1)--भारत सरकार के मंत्रालयों 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 

आंकड़े प्राप्त नहीं Be 

1-251 6/2024 


पृष्ठ सं. 
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक 

आदेश और अधिसूचनाएं, ............................- * 
भाग तर--खण्ड-3-उप खण्ड (॥)--भारत सरकार के मंत्रालयों 
(जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक 
नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य 
स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी 
प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत 
के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित 


होते हैं) (2५६३ २७४४० दी २०० कप पक रस शव २४०० गा 0381:53७४४३४ ८५३३ ०६ * 
भाग तर--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक 
नियम और आदेश. ...................................... ल्‍ 


भाग पा--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और 

महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, 

रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध 

और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई 

SST ARTA Gosche 828 शी ला कक 3225 
भाग पा--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई Yee sik 

डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस. *« 
भाग पा--खण्ड-3--मुख्य saa के प्राधिकार के अधीन 

अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं. ....... * 
भाग पा---खण्ड-4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों 

द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन 


और नोटिस शामिल हैं. ................................. 9 
भाग Ween व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा 

जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस. ............ 3915 
भाग 9--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों 

को दर्शाने वाला सम्पूरक............................. * 


520 THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 28, 2024 (ASVINA 6, 1946) [Part I—Sec. 1] 
CONTENTS 
Page Page 
No. No. 
Part I—Secrion 1—Notifications relating to Non- (other than the Ministry of Defence) and by 
Statutory Rules, Regulations, Orders and the Central Authorities (other than the 
Resolutions issued by the Ministries of Administration of Union Territories) .... * 
the Government of India (other than the Part II—Serction 3—Sus-SEction (iii)—Authoritative 
Ministry of Defence) and by the Supreme texts in Hindi (other than such texts, 
185 0107 hea San eh seem a cotter aeauen gts 519 published in Section 3 or Section 4 of the 
Part I—Section 2—Notifications regarding Gazette of India) of General Statutory Rules 
Appointments, Promotions, Leave etc. of & Statutory Orders (including Bye-laws of 
Government Officers issued by the a general character) issued by the Ministries 
Ministries of the Government of India of the Government of India (including the 
(other than the Ministry of Defence) and Ministry of Defence) and by Central 
by the Supreme Court .................- ०५-०० 983 Authorities (other than Administration of 
Part I—Section 3—Notifications relating to Union Territories) ....................--५-००००-०००-- * 
Resolutions and Non-Statutory Orders Part II—Section 4—Statutory Rules and Orders 
issued by the Ministry of Defence........... 1 issued by the Ministry of Defence .......... * 
Pane En fa 11 01018 regarding Part I[I—Secrion 1—Notifications issued by the High 
Appointments, Promotions, Leave etc. of Courts, the Comptroller and Auditor General, 
लक जम मल बल bythe 3387 Union Public Service Commission, the 
Ministry of Defence......... Saat Indian Government Railways and by 
fa TSS ECtION l—Acts, Ordinances and Attached and Subordinate Offices of the 
Regulations................ हित * 66 GE TAGIAs acc ecto ८... 3225 
Part II—Serction 1A—Authoritative texts in Hindi : ; ee 
language, of Acts, Ordinances and Parr III—Section 2—Notifications and Notices issued 
16९11 ऐग8 535) 7२४ 58555 50 0५४४७ 225०2 * by the Patent Office, relating to Patents 
Part II—Srcrion 2—Bills and Reports of the Select Aid* DESIGNS ,,2३५४३३४७३४३२३३३३४०४% ४०४३४) ३३११३ * 
Committee on Bills .......0cccccceseeseteeetees * Parr II—Section 3—Notifications issued by or under 
Parr II—Section 3—Sus-SeEction (i)—General the authority of Chief Commissioners ...... * 
Statutory Rules (including Orders, Bye- Part III—Section 4—Miscellaneous Notifications 
laws, etc. of general character) issued by the including Notifications, Orders, 
Ministry of the Government of India (other Advertisements and Notices issued by 
than the Ministry of Defence) and by the Statutory Bodies ...............---००००००-००००००००००- 9 
Central Authoriti ther th th | 1 ! : 
a ee mangoes ae . = ; es Part I[V—Advertisements and Notices issued by Private 
Administration of Union Territories) ........ * Ong ? , 
की Individuals and Private Bodies................ 3915 
Part II—Section 3—Sus-SeEcrIon (1i)—Statutory 
Orders and Notifications issued by the Part V—Supplement showing Statistics of Births and 
Ministries of the Government of India Deaths etc. both in English and Hindi ..... * 


*Folios not received. 


भाग 1--खण्ड 1] भारत का राजपत्र, सितम्बर 28, 2024 (आश्विन 6, 1946) 521 


भाग 1--खण्ड 1 
[PART L—SECTION 1] 
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
गईं विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं] 


[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court] 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्‍ली, 15 अगस्त , 2024 
सं. 103-प्रेस/2024.--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2024 के अवसर पर निम्नलिखित अफसर को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का 
तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-- 
() महानिरीक्षक डोनी माइकल, तटरक्षक पदक (0258-एल) 


2. विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 4(1५) के तहत राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक (विशिष्ट सेवा) 
प्रदान किया जाता है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है। 


एस एम समी, अवर सचिव 


सं. 104-प्रेस/2024.--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2024 के अवसर पर, उप समादेशक आकिल पठान (1544-जे) को वीरता के लिए 
तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करती हैं। 


उप समादेशक आकिल पठान (1544-जे) ने दिनांक 24 दिसंबर, 2016 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की। 


2. रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान (मंडपम) में तैनाती के दौरान, अफसर ने असाधारण वीरता और धैर्य का परिचय दिया, जिसके 
परिणामस्वरूप 108 करोड़ रुपये मूल्य की हशीश भारी मात्रा में जब्त की गई और तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिससे दूर देहात के 
भारतीय क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी को विफल कर दिया गया। 


3. दिनांक 05 मार्च 2024 को कठिन परिस्थितियों में किया गया यह ऑपरेशन बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, जिसके लिए अत्यधिक जोश 
और सावधानी की आवश्यकता थी । अफसर ने संदिग्ध नौका की सफलतापूर्वक पहचान की, और एक योजनाबद्ध तरीके से तलाशी अभियान शुरू 
किया और चालक दल को पूरी तरह से आश्वर्यचकित करते हुए नौका को रोक लिया | साहस का प्रदर्शन करते हुए, संदिग्ध नौका पर अफसर चढ़ 
गए और तीन चालक दल के साथ संघर्ष करके, नौका में छिपाई गई पाँच बोरियों में 108 करोड़ रुपये की हशीश की खेप का पता लगाया और उसे 
सफलतापूर्वक जब्त किया । 


4. अफसर द्वारा अंधेरे में तेज गति से चल रही नौका में अपनी जान को जोखिम में डालकर कूदना तथा अकेले ही तीन संदिग्धों से 
निपटना और प्रतिबंधित सामग्री को जब्त करना वीरतापूर्ण कार्य है तथा यह निर्भीकता एवं साहस के उच्चतम मानदंडों का उदाहरण SI 


5. उप समादेशक आकिल पठान (1544-जे) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है और फलस्वरुप इन्हें तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया 
जाता है। 


6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 110) के तहत तटरक्षक पदक (वीरता) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 
13 के अधीन तटरक्षक पदक (वीरता) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 
50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है। 


एस एम समी, अवर सचिव 


522 भारत का राजपत्र, सितम्बर 28, 2024 (आश्विन 6, 1946) [भाग [---खण्ड 1 
सं. 105-प्रेस/2024 .--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2024 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक 
सहर्ष प्रदान करती हैं:-- 
(i) उप महानिरीक्षक बालाकृष्णन मुरुगन (0373-1) 
(ii) गिरिश कुमार वर्मा, प्रधान अधिकारी (आर at), 01432-एल 


2. सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11 (ii) के तहत तटरक्षक पदक (सराहनीय सेवा) प्रदान किया जाता 
है जो कि राष्ट्रपति सचिवालय अधिसूचना सं. 50-प्रेस/89 दिनांक 7 जून 1989 में अधिसूचित है। 


एस एम समी, अवर सचिव 


PART I—Sec.1] THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 28, 2024 (ASVINA 6, 1946) 523 


PRESIDENT’S SECRETARIAT 
New Delhi, the 15th August, 2024 


No. 103-Pres/2024.— The President is pleased to award the President’s Tatrakshak Medal for 
Distinguished Service to the under mentioned officer on the occasion of the Independence Day, 2024:- 


(i) Inspector General Donny Michael, Tatrakshak Medal (0258-L) 


2. The President’s Tatrakshak Medal for Distinguished Service award is made under Rule-4(iv) of the rules 
governing grant of the President’s Tatrakshak Medal for Distinguished Service, i.e, President’s Secretariat 
Notification No. 50-Pres/89 dated 7 June, 1989. 


5. M. SAMI, 
Under Secy. 


No. 104-Pres/2024.—The President is pleased to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Deputy 
Commandant Aaqil Pathan (1544-J) on the occasion of the Independence Day, 2024. 
CITATION 
Deputy Commandant Aaqil Pathan (1544-J) joined the Indian Coast Guard on 24 December 2016. 
2. The officer, whilst deployed in a strategically important location (Mandapam) displayed exceptional 


valour and fortitude which led to humongous seizure of Hashish worth 108 Crore and apprehension of three 
suspects, thereby thwarting the ingress of the narcotics into the Indian hinterland. 


3. The operation, conducted on 05 March 2024, was undertaken in very challenging and arduous 
circumstance which required zeal and focus of a very high magnitude. The officer successfully identified the 
suspicious boat, thereafter devised an ingenious combing operation and deftly intercepted the boat taking it by 
complete surprise. In a bold move, the officer jumped onto the suspicious boat and after a brief scuffle with the 
three crew, managed to locate the hidden consignment of Hashish worth 108 Crore concealed in five gunny bags in 
the boat. 


4. The officer's heroic actions, particularly risking his life by jumping into a speeding boat in dark hours 
and single-handedly neutralizing three suspects and seizing the contraband, exemplify the highest standards of 
dauntless courage. 


5. Deputy Commandant Aaqil Pathan (1544-J) has accredited himself well and therefore he is awarded the 
Tatrakshak Medal (Gallantry). 


6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of 
Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of 
Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award, i.e, President’s Secretariat 
Notification No. 50-Pres/89 dated 70 June, 1989. 


S. M. SAMI, 
Under Secy. 


No. 105-Pres/2024.—The President is pleased to award the Tatrakshak Medal for Meritorious Service to 
the under mentioned officers on the occasion of the Independence Day, 2024:— 


(i) Deputy Inspector General Balakrishnan Murugan (0373-V) 
Gi) Girish Kumar Verma, Pradhan Adhikari (RO), 01432-L 


2, The Tatrakshak Medal (Meritorious Service) award is made under 11(ii) of the rules governing 
grant of Tatrakshak Medal for Meritorious Service, i.e, President’s Secretariat Notification No. 50-Pres/89 dated 
7 June, 1989. 


5. M. SAMI, 
Under Secy. 


महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, fret रोड, नई दिल्‍ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्‍ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित 
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002 


AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 mane 
shitiz pacyzeees 
Mohan tiseas 0530" 


